रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/ 99 


REGD.No. D. L. - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


चा 


सी.जी.- डी.एल. - अ .- 21102020-222623 

CG - DL - E - 21102020-222623 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 — उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3294] 
No.3294 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 21 , 2020 / आश्विन 29 , 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 21 , 2020 /ASVINA 29 , 1942 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020 
का.आ. 3714 ( अ ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 ( 1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग -2 , 
खंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 24 अप्रैल , 2020 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 1324 ( अ ), तारीख 22 अप्रैल, 2020 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
को, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, 
अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार , उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक स्थानीय 
समाचार पत्रों, अर्थात् " द टाइम्स ऑफ इण्डिया " तारीख 21 मई, 2020 और " दैनिक भास्कर " तारीख 21 मई, 2020 
में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

( 1 ) 


5068GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 

और यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए 

अर्जित की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम 

रेवाड़ी 


तालुका का नाम : 


मनेठी 


क्रम संख्या 


ग्राम 
का 


सर्वेक्षण / 
ब्लाक संख्या 


भूमि की | भूमि का 
प्रकृति 


क्षेत्रफल 
हेक्टयर में 


भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 


प्रकार 


( 1 ) 

( 1 ) 


( 2 ) 
टीन्ट 


( 3) 

( 4 ) 
5 // 13 मीन | चाही गैर 

मुमकिन 


( 5 ) 
निजी 


0.0731 


( 7 ) 
अभयसिंह पुत्र भीमसिंह पुत्र छाजूराम 
1/36 भाग कुलदीप पुत्र प्रताप सिंह पुत्र 
भीम सिंह 5/324 भाग श्रीमति मनोरमा 
पुत्री प्रताप सिंह पुत्र भीम सिंह 1/162 
भाग श्रीमति चन्द्रपति विधवा प्रतापसिंह 
पुत्र भीमसिंह 1/162 भाग श्यामसुन्दर, 
रविन्द्र, यशवन्त पुत्रान लख्मीचन्द पुत्र 
दीपचन्द हर तीन समभाग 347/16800 
भाग श्रीमति धनेश्वरी, रामरती पुत्रियाँ 
लख्मीचन्द पुत्र दीपचन्द हर दो समभाग 
2/1575 भाग प्रमोद, विनोद पुत्रान 
होशियार सिंह पुत्र दीपचन्द हर दो 
समभाग 1/36 भाग ब्रहमप्रकाश, हरी 
प्रकाश पुत्रान शिवचरण पुत्र दीपचन्द हर 
दो समभाग 1/54 

1/54 भाग समयसिंह,, 
सुरेन्द्रपाल पुत्रान कंवरसिंह पुत्र मिसरसिंह 
हर दो समभाग 1/20 भाग अजीत सिंह 
पुत्र राजेन्द्र पुत्र प्रेम 1/4 भाग श्रीमति 
बनारसी विधवा व श्रीमती मायादेवी, 
सुनिता देवी पुत्रियाँ ओमप्रकाश पुत्र 
भीमसिंह हर तीन समभाग 1/36 भाग 
रामकिशन, नाहरसिंह, जगराम , तुलाराम, 
ब्रहमप्रकाश पुत्रान भवानीसहाय पुत्र 
कालिया हर पांच समभाग 1/4 भाग 
महीपाल पुत्र रामौतार पुत्र मिसरसिंह 
1/20 भाग हरेन्द्र, नरेश, अनील पुत्रान 
तेजराम पुत्र मिसर सिंह हर तीन समभाग 
1/20 भाग दिनेश पुत्र पृथ्वीराज पुत्र 
लख्मीचन्द 47/20160 भाग कविता, 
सविता पुत्रियां व माया देवी विधवा 
पृथ्वीराज पुत्र लख्मीचन्द हर तीन 
समभाग 71/20160 भाग रोहित पुत्र व 
किरण पुत्री व सुनीता विधवा हसंराज पुत्र 
शिवचरण हर तीन समभाग 1/108 भाग 
राकेश कुमार , धनेश कुमार, अजनेश 
कुमार पुत्रान हरपाल सिंह पुत्र मिसर 
सिंह हर तीन समभाग 1/20 भाग 


[ भाग —खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


5 // 14 / 2 

मीन 


गैर मुमकिन | निजी 
मन्दिर 


सुजान सिंह , अशोक कुमार, प्रमात्माशरण , 
जसवन्त सिंह पुत्रान श्रीकृष्ण पुत्र हीरा 
हर चार समभाग 1/24 भाग रामनिवास 
पुत्र गजराज सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/24 
भाग तुषार यादव, तरूण यादव पुत्रान व 
कृष्णा विधवा सुनील कुमार पुत्र राजपाल 
सिंह हर तीन समभाग 1/20 भाग 
वासीदेह 
विष्वकर्मा मन्दिर रेलवे स्टेशन खोरी 
वजरिज मौजुदा बुधराम पुत्र सोहनलाल 
निवासी ढाणी राजपुरा तहसील व जिला 
रेवाड़ी प्रभाती लाल पुत्र रामप्रसाद पुत्र 
वासी धामलावास तहसील व जिला 
रेवाड़ी उपप्रधान व सुलतान सिंह पुत्र 
मुन्दलाल निवासी राजपुरा तहसील रेवाड़ी 
मेजुदा सचिव व रामस्वरूप पुत्र 
रामगोपाल वासी सुन्द्रोज महामन्त्री वासी 
देह 
मिनाराम पुत्र देवाराम पुत्र लच्छुराम 1/2 
भाग मालिक कब्जा शिवचरण पुत्र 
हरदयाल पुत्र लच्छुराम 1/2 भाग 
मालिक कब्जा रामजीलाल पुत्र बुधा पुत्र 
नाथा हकदार शामलाल 


0.0042 


0.0126 


5 // 14 / 1 

मीन 


गैर मुमकिन निजी 
आरा मशीन 
व मकान 


[ फा. सं . 2020 / एलएमएल-|| / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2077 ] 
ए . के . सिन्हा, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 19th October, 2020 


S.O. 3714 ( E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), number S.O. 1324 ( E ) , dated the 22nd April, 2020 published in the Gazelic of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 24th April, 2020 and issucd under sub - section ( 1 ) of section 20A of the 
Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the schedule annexure to the said notification for the purpose of execution, 
maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Frcight 

. Corridor 
in district of Rewari in the State of Haryana ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely , 
" The Times of India " dated the 21st May , 2020 and " Dainik Bhaskar " dated the 21st May , 2020 under sub - section ( 4 ) 
of section 20A of the said Act; 


And whereas no objection has been received by Compctent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 20E of the said Act the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares that the land specified in 
the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely , 

Western Dedicated Freight Corridor in Rewari district in the State of Haryana . 


Name of the District 


Rewari 


Name of the Taluka 


Manethi 


Serial 


Survey /Block 


Nature of Land 


Type 


Area in 


Name of the Land 


Name of 
Village 


Number 


Number 


of 


Hectare 


owner /Interested persons 


Land 


( 1 ) 


(2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


1 


Tint 


5 // 13 Min 


Chahi Gai Mu 


Private 


0.0731 


Abhay Singh S / o Bhim Singh 
S / o Chhaju Ram Bhag Kuldeep 
S/o Pratap Singh S / o Bhim 
Singh 5/324 Bhag Smt. 
Manorma Daughter 

Daughter Pratap 
Singh S / o Bhim Singh 1/162 
Bhag Smt. Chandrapali Vidhva 
Pratap Singh S/o Bhim Singh 
1/162 Bhag Shyamsundar, 
Ravindra, Yashwant Putran 
Lakhmichand S /o Deepchand 
Har Tin Sambhag 347/16800 
Bhag 

Smt. Dhaneshwari, 
Ramrati Putriya Lakhmichand 


S / o Deepchand Har Do 
Sambhag 2/1575 Bhag Pramod , 


Vinod Putran Hoshiyar Singh 


Slo Deepchand Har Do 
Sambhag 1/36 Bhag 
Barhamprakash, Hari Prakash 
Putran Shivcharan S /o 
Deepchand Har Do Sambhag 
1/54 Bhag 

Samaysingh, 
Surendrapal Putran Kanwar 
Singh S/o Misar Singh Har Do 
Sambhag 1/20 Bhag Ajeet 
Singh S / o Rajendra S / o Prem 
1/4 Bhag Smt Banarsi Vidhva 


TYTT 11—94 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


V Smt Mayadevi, Sunil 

. Devi 
Putriya Omprakash S / o 
Bhimsingh Har Tin Sambhag 
1/36 Bhag Ram Kishan . 
NaharSingh , Jagram , Tularam , 


Brahamprakash Putran 
Bhawani sahay S / o Kaliya Har 
panch Sambhag 1/4 Bhag 
Mahipal S / o Ramotar S / o 
Misarsingh 1/20 Bhag 


Harendra, Naresh , Anil Putran 


Tejram Slo Misar Singh Har 
Tin Sambhag 1/20 Bhag 
Dinesh S/ o Prathviraj S /o 
Lakhmichand 47/20160 Bhag 
Kavita , Savita Putriya V Maya 
Devi Vidhva Prathviraj S / o 


Lakhmichand 


Har 


Tin 


Sambhag 71/20160 Bhag Rohit 
S/o V Kiran Daughter V Sunita 
Vidhva Hansraj S / o 


Shivcharan Har Tin Sambhag 


1/108 Bhag Rakesh Kumar, 
Dhanesh Kumar, Ajnesh 
Kumar Putran Harpal Singh 
S / o Misarsingh Har Tin 
Sambhag 1/20 Bhag Sujan 
Singh, Ashok Kumar , 


Parmatmasharan , 


Jaswnat 


Singh Putran ShriKrishan S / o 


Hira Har Char Sambhag 1/24 
Bhag Ramniwas 

S / o Gajraj 
Singh S / o Hira Singh 1/24 
Bhag Tushar Yadav, Tarun 
Yadav Putran V Krishana 


Vidhva Sunil Kumar 


S /o 


Rajpal Singh Har Tin Sambhag 
1/20 Bhag Wasideh 


5 // 14 / 2 Min 


Gai Mu Mandir 


Private 


0.0042 


Vishavkarma Mandir Railway 
Station Khori Wajrij Mojuda 


Budhram S/o Sohanlal Niwasi 


SRI 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( il)] 


Dhani Rajpura Teshil and 


District Rewari Prabhati Lal 


S / o Ramprasad Slo Wasi 
Dhamlalwas Teshil and District 


Rewari Up Pradhan V Sultan 
Singh S / Mundial Niwasi 


Rajpura Teshil -Rewari Mejuda 
Sachiv V Ramswroop S /o Ram 
Gopal Wasi Sundoj 


Mahamantri Wasi Deh 


5 // 14 / 1 Min 


Gai Mu Ara 


Private 


0.0126 


Meenaram S /o Devaram S /o 


Mashin and 


House 


Lachhu Ram 1/2 Malik Kabja 
Shivcharan S /o Hardayal Slo 
Lachhuram 1/2 Bhag Malik 
Kabja Ramjilal S / o Budha S/ o 
Natha Hakdar Shaymlal 


[File No.2020 /LML - II / 12 / 1 /WC /2077] 
A.K. Sinha , Executive Director ( Land and Amenities) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


SARVESH KUMAR Dgwygied bySANESH KUMAR 
SRIVASTAVA Date 2020 1021 22.5552 106 30 


